रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3..... उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 - Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Rampada 


सं . 564 ] 
No. 564 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 25 , 2010 / चैत्र 4 , 1932 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25 , 2010 / CHAITRA 4 , 1932 


सड़क पर 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
- अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 मार्च, 2010 
का . आ . 688( अ). -- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ. 79 ( अ ), तारीख 13 जनवरी , 2010 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 18. 800 कि . मी. 
से 20. 500 कि . मी . ( फरीदाबाद सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 19 जनवरी , 2010 को 
" अमर उजाला " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


1093 GI /2010 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PANuk : II 


Si. . 30 


- 


- 


अनुसूची 
हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 18.800 कि . मी . से 20 . 500 कि . मी . 
( फरीदाबाद सेक्शन ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का 
संक्षिप्त विवरण । 


| भूमि 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम । 


जिले का तहसील / गाँव का सर्वेक्षण 
संख्या नाम तालुक का नाम संख्या 

नाम 


भूमि की क्षेत्रफल 
प्रकृति वर्ग 

मीटर में ) 


प्रकार 


m 


फरीदाबाद फरीदाबाद 


| 26//3 / 1 


निजि । गैर कृषि 126 .45 लारसन एण्ड टयूबरा लि० मुम्बई 


सराय 
ख्वाजा 


26/18/ 2 निजि गैर कृषि 556. 36 मै० देहली आटो मोबाइल्स प्रा0 लि0 

दिल्ली गंगासागर 

एम0डी खानाकाश्त उदयराम पुत्र 

बोघराज दिल्ली पटेदार 
26//13/ निजि । गैर कृषि 177. 03 मै० देहली आटो प्रा0 लि0 दिल्ली 
1 / 1 

गंगासागर एमडी 
26 // 23/ निजि गैर कृषि 429. 92 मै० भास्कर स्टोन बेयर प्राईज प्रा० 


लि0 


H 


- 


- 


36/13/ 2/ निजि । गैर कृषि 303. 47 मै० भास्कर स्टोन बेयर प्राईज प्रा० 


लि 


1631/ 1 


अडंगपुर 


--- 


निजि । गैर कृषि 295 . 08 हरचन्दा पुत्र व श्रीमती प्रमाली, 

कलावती पुत्रीयान भरता व श्रीमती 
लखमीरी देवी व श्रीमती धर्मवती, 
राजबती पुत्रीयान व बीरेन्द्र सिंह , 
धर्मवीर , राजेन्द्र , प्रेमसिंह, सतवीर 
पुत्रान चन्दी व चन्द्रपाल, प्रताप पुत्र 
व श्रीमती चन्दा पुत्री जग्गो व 
महेन्द्र, मेहरचन्द पुत्र रामस्वरूप व 
श्रीमती पेम पुत्री प्रहलाद व जीतराम 
पुत्र व श्रीमती ओमबती, बेदों पुत्रीयान 
झण्डू व खिल्ला, दीपा पुत्रान लाला 
व प्रेमराज, मामराज, प्रेम पुत्रान व 
श्रीमती सरूपी पुत्री लाला व दासी 
पिसर व श्रीमती बती , बौनी पुत्रीयान 
हुकमी व श्रीमती अमली विधवा व 
संतराम पुत्र व श्रीमती सन्तों, दया 
पुत्रीयान चेतराम व चम्पी पुत्री लाला 
व दीयाराम पुत्र लालाराम, संतराम 
पुत्र चेतराम, नत्थीराम पुत्र खिल्ला, 
श्रीमती प्रहलादी विधवा रामपत व 
रामजीलाल पुत्र भोलू, अनुपसिंह पुत्र 
रामजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र रामफल 
व होराम, कुन्हे, छतर पुत्रान काले व 
रनवीर , रमेश पुत्रान व श्रीमती केला, 
किशनी, केशर , रनवीरी , बिमला । 
पुत्रीयान तफ्फी साकिनान देह खाना 
काश्त डब इन्फाट्रक्चर प्रा0 लि0 


[ भाग II - खण्ड 3 (11 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


2 


3 


5 


167 


1631/ 2 


Tनिजि 


Mardinier 


whoda 


गैर कृषि 42. 16 / हरचन्दा पुत्र व श्रीमती प्रमाली , 

कलावती पुत्रीयान भरता व श्रीमती 
लखमीरी देवी व श्रीमती धर्मवती , 
राजबती पुत्रीयान व बीरेन्द्र सिंह , 
धर्मवीर , राजेन्द्र , प्रेमसिंह , सतवीर 
पत्रान चन्दी व चन्द्रपाल , प्रताप पुत्र 
व श्रीमती चन्दा पुत्री जग्गो द 
महेन्द्र , मेहरचन्द पुत्र रामस्वरूप व 
श्रीमती पेम पत्री प्रहलाद व जीतराम 
पत्र व श्रीमती ओमबती, बेदों पूत्रीयान 
झण्डू व खिल्ला, दीपा पुत्रान लाला 
व प्रेमराज, मामराज, प्रेम पुत्रान व 
श्रीमती सरूपी पुत्री लाला व दासी 
पिसर व श्रीमती बती, बौनी पुत्रीयान 
हुकमी व श्रीमती अमली विधवा व 
संतराम पुत्र व श्रीमती सन्तों, दया 
पुत्रीयान चेतराम व चम्पी पुत्री लाला 
व दीयाराम पुत्र लालाराम, संतराम 
पुत्र चेतराम, नत्थीराम पुत्र खिल्ला , 
श्रीमती प्रहलादी विधवा रामपत व 
रामजीलाल पुत्र भोलू , अनुपसिंह पुत्र 
रामजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र रामफल 
व होराम, कुन्हे, छतर पुत्रान काले व 
रनवीर , रमेश पुत्रान व श्रीमती केला , 
किशनी, केशर, रनवीरी , बिमला 
पुत्रीयान तफ्फी साकिनान देह खाना 
काश्त जे0पी0 सिह बल्द बी०एस० 

भक्क्ड । 
गैर कृषि 252. 92 हरचन्दा पुत्र व श्रीमती प्रमाली , 

कलावती पुत्रीयान भरता व श्रीमती 
लखमीरी देवी व श्रीमती धर्मवती, 
राजबती पुत्रीयान व बीरेन्द्र सिंह, 
धर्मवीर, राजेन्द्र , प्रेमसिंह, सतवीर 
पुत्रान चन्दी व चन्द्रपाल , प्रताप पुत्र 
व श्रीमती चन्दा पुत्री जग्गो व 
महेन्द्र, मेहरचन्द पुत्र रामस्वरूप व 
श्रीमती पेम पुत्री प्रहलाद व जीतराम 
पुत्र व श्रीमती ओमबती, बेदों पुत्रीयान 
झण्डू व खिल्ला, दीपा पुत्रान लाला 
व प्रेमराज , मामराज , प्रेम पुत्रान व 
श्रीमती सरूपी पुत्री लाला व दासी 
पिसर व श्रीमती बती, बौनी पुत्रीयान 
हुकमी व श्रीमती अमली विधवा व 
संतराम पुत्र व श्रीमती सन्तों , दया 
पुत्रीयान चेतराम व चम्पी पुत्री लाला 
व दीयाराम पुत्र लालाराम, संतराम 
पुत्र चेतराम, नत्थीराम पुत्र खिल्ला, 
श्रीमती प्रहलादी विधवा रामपत व 
रामजीलाल पुत्र भोलू , अनुपसिंह पुत्र 
रामजीलाल , ओमप्रकाश पुत्र रामफल 
व होराम , कुन्हे , छतर पुत्रान काले व 
रनवीर , रमेश पुत्रान व श्रीमती केला, 
किशनी, केशर , रनवीरी, बिमला 
पुत्रीयान तफ्फी साकिनान देह खाना 
काश्त मेहरचन्द आदि हिस्सेदारान । 


1631 /3 


निजि 


d 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART || -- SEC. 3(ii)] 


PL 


- THAN APRIL 


9 


All 


-and 


बायान अजीतसिंह पुत्र कर्जनसिह व 
अमरीक सिह पुत्र धन्नासिह 

मुस्तरीयान 
1631 / 4 निजि । गैर कृषि 84. 31 हरचन्दा पुत्र व श्रीमती प्रमाली , 

कलावती पुत्रीयान भरता व श्रीमती 
लखमीरी देवी व श्रीमती धर्मवती , 
राजबती पुत्रीयान व बीरेन्द्र सिंह, 
धर्मवीर, राजेन्द्र , प्रेमसिंह, सतवीर 
पुत्रान चन्दी व चन्द्रपाल, प्रताप पुत्र 
व श्रीमती चन्दा पुत्री जग्गो व 
महेन्द्र, मेहरचन्द पुत्र रामस्वरूप व 
श्रीमती पेम पुत्री प्रहलाद व जीतराम 
पुत्र व श्रीमती ओमबती, बेंदों पुत्रीयान 
झण्डू व खिल्ला, दीपा पुत्रान लाला 
व प्रेमराज , मामराज, प्रेम पुत्रान व 
श्रीमती सरूपी पुत्री लाला व दासी 
पिसर व श्रीमती बती, बौनी पुत्रीयान 
हुकमी व श्रीमती अमली विधवा व 
संतराम पुत्र व श्रीमती सन्तों, दया 
पुत्रीयान चेतराम व चम्पी पुत्री लाला 
व दीयाराम पुत्र लालाराम, संतराम 
पुत्र चेतराम, नत्थीराम पुत्र खिल्ला, 
श्रीमती प्रहलादी विधवा रामपत व 
रामजीलाल पुत्र भोलू, अनुपसिंह पुत्र 
रामजीलाल , ओमप्रकाश पुत्र रामफल 
व होराम, कुन्हे , छतर पुत्रान काले व 
रनवीर, रमेश पुत्रान व श्रीमती केला , 
किशनी, केशर , रनवीरी, बिमला . 
पुत्रीयान तफ्फी साकिनान देह खाना 
काश्त मेहरचन्द आदि हिस्सेदारान 
बायान कालेराम पुत्र शुल्ला व 

उदयचन्द पुत्र बजीर मुस्तरीयान 
1631/5 निजि गैर कृषि 337. 23 हरचन्दा पुत्र व श्रीमती प्रमाली, 

कलावती पुत्रीयान भरता व श्रीमती 
लखमीरी देवी व श्रीमती धर्मवती , 
राजबती पुत्रीयान व बीरेन्द्र सिंह , 
धर्मवीर, राजेन्द्र , प्रेमसिंह, सतवीर 
पुत्रान चन्दी व चन्द्रपाल , प्रताप पुत्र 
व श्रीमती चन्दा पुत्री जग्गो व 
महेन्द्र, मेहरचन्द पुत्र रामस्वरूप व 
श्रीमती पेम पुत्री प्रहलाद व जीतराम 
पुत्र व श्रीमती ओमबती, बेदों पुत्रीयान 
झण्डू व खिल्ला, दीपा पुत्रान लाला 
व प्रेमराज , मामराज , प्रेम पुत्रान व 
श्रीमती सरूपी पुत्री लाला व दासी 
पिसर व श्रीमती बती, बौनी पुत्रीयान 
हुकमी व श्रीमती अमली विधवा व 
संतराम पुत्र व श्रीमती सन्तों , दया 
पुत्रीयान चेतराम व चम्पी पुत्री लाला 
व दीयाराम पुत्र लालाराम, संतराम 
पुत्र चेतराम, नत्थीराम पुत्र खिल्ला, 
श्रीमती प्रहलादी विधवा रामपत व 
रामजीलाल पुत्र भोलू, अनुपसिंह पुत्र 
रामजीलाल , ओमप्रकाश पुत्र रामफल 
व होराम, कुन्हे , छतर पुत्रान काले व 
रनवीर, रमेश पुत्रान व श्रीमती केला, 


-nam- 

wo 


m 


1. 477 Il 


Cue 3( 11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


किशनी, केशर, रनवीरी, बिमला 
पुत्रीयान तफ्फी साकिनान देह खाना 
काश्त मेहरचन्द आदि हिस्सेदारान 
बायान कालेराम पुत्र शुल्ला व 
उदयचन्द पुत्र बजीर मुस्तरीयान 


[ 57. FI. STURTHIA, . ( TH -1 ) raceya tiga tausta / 04 ] 

एस. एस. गुलिया , उप - सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th March , 2010 


S. O . 688 ( E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
.. . Transport and Highways, number S . 0 . 79(E ), dated the 13th January , 2010 , published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (ii ) and issued under sub - section 
(1) of section 3 . A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening), maintenance, management and 
operation of National Highway No. 2 on the stretch of land from Km 18 .800 to Km 20 .500 
(Faridabad Section ) in District Faridabad, in the state of Haryana , hereby declares its intention to 
acquire such land. 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Amar Ujala ” and 
“ Dainik Jagaran ",both dated the 19th January , 2010 , under sub - section (3 ) of section 3 A of the 
said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent 
authority has submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in 
the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


1093 


GIlio - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II 


SEC : 3( 11) ] 


SCHEDULE : 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km 18 . 800 to 20 . 500 ( Faridabad Section ) on the National Highway No. 2 in District Faridabad in the 
State of Haryana . 


Serial Name of Name of Name of Survey 
number the the | the 

the 

number 

number 
district tehsil / | village 

taluka 


TypeNature | Area ( in Name of the land 

of of land square | owner / Interested 
land 

meters ) persons 


AGO 


1 Faridabad Faridabad 


(1) Sarai 261/ 3 / 1 
Kahawaja . . . 


Private 


Non -Agri. 113 . 38 


Larsen and Toubro 
Ltd . Mumbai 


26 /18 / 2 


Private 


Non -Agri. 


Private 


Non -Agri. 


26 // 13 / 
1 / 1 


556 . 36 M /s Delhi Auto Mobils 

Pvt . Ltd .Delhi via 
Ganga Sager ( 

MD) 
Khanakast Udayram 

Slo Bodhraj Pattedar 
177 .03 M /s Delhi Auto Mobils 

Pvt . Ltd .Delhi via 
Ganga Sager ( 

MD) 
429 .92 M /s Bhasker Stone 

Ware Prises 

Pvt. Ltd . 
303.47 M /s Bhasker Stone 

Ware Prises 
Pvt. Ltd . 


26 //23 / 1 Private 


Non -Agri . 


36 // 3 /2 / 1 / Private 


Non -Agri. 


1631 / 1 


Private 


Non - Agri . 


295 . 08 


Arangpur 


Harchanda S / o & 
Smt. Pramali, 
Kalawati D /o Bharta , 
Smt. Lakhmiri Devi & 
Smt. Dharamwati , 
Rajwati D /o & 
Virendra Singh , 
Dharamveer, 
Rajendra , Premsingh , 
Satveer SS / o Chandi, 
Chandarpal, Partap 
SS /O & Smt. Chanda 
D /o Jaggo & 
Mahendar, 
Meherchand Slo 
Ramswaroop & Smt. 
Prem D /o Pahalad , 
Jeetram Slo & Smt. 
Omwati , Vedo Dlo 
Jhandu & Khila , 
Deepa Slo Lala & 
Premraj,Mamraj, 
Prem Slo & Smt 
Saroopi Dlo Lala & 
Dasi Slo & Smt. Bati, 
Booni Dio Hukmi, 
Smt. Amli Wd. lo & 
Santram Slo & Smt. 
Santo , Daya D /O 


[ 74 ]l - CUS 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


3 


4 


5 


6 


1631/ 2 


Private 


Non -Agri . 


42 . 16 


Chetram , Champi D / o 
Lala , Diya Ram Slo 
Lala Ram , Santram 
S / o Chetram , Nathi 
ram Slo Khilla and 
Smt PrahaldiWd ./o 
Rampat, Ramjilal Slo 
Bhoolu , Anoop Singh 
S /o Ramjilal, 
Omparkash Slo 
Ramphal, Horam , 
Kunhe , Chattar S /O 
Kale , Ranveer, 
Ramesh Sło & Smt. 
Kela , Kisni, Keshar, 
Ranveeri, Vimia D /O 
Taffi Saakinaan Deh , 
Khanakast Dob 
infrastructure pvt. ltd . 
Harchanda S / o & 
Smt. Pramali , 
Kalawati D /o Bharta , 
Smt. Lakhmiri Devi & 
Smt. Dharamwati, 
Rajwati Dlo & 
Virendra Singh , 
Dharamveer , 
Rajendra , Premsingh , 
Satveer SS /o Chandi, 
Chandarpal, Partap 
SS /o & Smt. Chanda 
D / o Jaggo & 
Mahendar, 
Meherchand Slo 
Ramswaroop & Smt. 
Prem D /o Pahalad , 
Jeetram Slo & Smt. 
Omwati , Vedo Dlo 
Jhandu & Khila , 
Deepa Slo Lala & 
Premraj, Mamraj, 
Prem S / o & Smt 
Saroopi D /o Lala & 
Dasi Slo & Smt. Bati, 
Booni Dlo Hukmi, 
Smt. Amli Wd ./ o & 
Santram Slo & Smt. 
Santo , Daya Dlo 
Chetram , Champi D /o 
Lala , Diya Ram Slo 
Lala Ram , Santram 
Slo Chetram , Nathi 
ram Slo Khilla and 
Smt. Prahaldi Wd. lo 
Rampat, Ramjilal Slo 
Bhoolu , Anoop Singh 
Slo Ramjilal , 
Omparkash Slo 
Ramphal, Horam , 
Kunhe , Chattar S / o 
Kale , Ranveer , 
Ramesh Slo & Smt. 
Kela , Kisni, Keshar , 
Ranveeri, Vimla D /o 
Taffi Saakinaan Deh , 


1093 GIlio - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- SEC, 3 (11 )] 


6 


7 


8 


Khanakast J .P . Singh 
Slo B . S . Bhakad , 
Faridabad 


1631/ 3 


Private 


Non -Agri. 


252 . 92 Harchanda S /o & 

Smt. Pramali , 
Kalawati D /o Bharta , 
Smt. Lakhmiri Devi & 
Smt. Dharamwati , 
Rajwati D / o & 
Virendra Singh , 
Dharamveer, 
Rajendra , Premsingh 
Satveer SS /o Chandi, 
Chandarpal, Partap 
SS /O & Smt. Chanda 
D /O Jaggo & 
Mahendar, 
Meherchand Slo 
Ramswaroop & Smt. 
Prem D / o Pahalad , 
Jeetram Slo & Smt. 
Omwati, Vedo Dio 
Jhandu & Khila , 
Deepa Slo Lala & 
Premraj, Mamraj, 
Prem Slo & Smt. 
Saroopi D / o Lala & 
Dasi S /O & Smt. Bati , 
Booni D / o Hukmi, 
Smt. Amii Wd. / o & 
Santram Slo & Smt. 
Santo , Daya Dlo 
Chetram , ChampiDlo 
Lala , Diya Ram Slo 
Lala Ram , Santram 
Slo Chetram , Nathi 
ram Slo Khilla and 
Smt PrahaldiWd./o 
Rampat, Ramjilal Slo 
Bhoolu , Anoop Singh 
S /o Ramjilal, 
Omparkash Slo 
Ramphal, Horam , 
Kunhe, Chattar Slo 
Kale , Ranveer, 
Ramesh Slo & Smt. 
Kela , Kisni, Keshar, 
Ranveeri, Vimia Dlo 
Taffi Saakinaan Deh , 
Khanakast Mehar 
Chand etc . Bayan Ajit 
Singh Slo Karjan 
Singh and Amrik 
Singh Slo Dhana 
Singh . 


[ 4141 II 


aus 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1631/ 4 


| Private 


Non -Agri . 


| Harchanda S / o & 

Smt. Pramali, 
Kalawati Dlo Bharta , 
Smt. Lakhmiri Devi & 
Smt. Dharamwati, 
Rajwati D / o & 
Virendra Singh , 
Dharamveer, 
Rajendra , Premsingh , 
Satveer SS/ o Chandi, 
Chandarpal, Partap 
SS/O & Smt. Chanda 
D /o Jaggo & 
Mahendar , 
Meherchand Slo 
Ramswaroop & Smt. 
Prem D / o Pahalad , 
Jeetram S /o & Smt. 
Omwati , Vedo D /o 
Jhandu & Khila , 
Deepa Slo Lala & 
Premraj,Mamraj, 
Prem S /O & Smt. 
Saroopi D / o Lala & 
Dasi Slo & Smt. Bati, 
Booni Dlo Hukmi, 
Smt. Amli Wd ./o & 
Santram S / o & Smt. 
Santo , Daya Dlo 
Chetram , Champi Dlo 
Lala , Diya Ram Slo 
Lala Ram , Santram 
Slo Chetram , Nathi 
ram Slo Khilla and 
Smt. PrahaldiWd. lo 
Rampat, Ramjilal S / o 
Bhoolu , Anoop Singh 
Slo Ramjilal, 
Omparkash Slo 
Ramphal, Horam , 
Kunhe , Chattar S /o 
Kale , Ranveer 
Ramesh Slo & Smt. 
Kela , Kisni, Keshar , 
Ranveeri, Vimla D /O 
Taffi Saakinaan Den , 
KhanakastMehar 
Chand etc . Bayan 
Kaleram Slo Sulla 
and Uday Chand Slo 
Bajir . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II SEC . 3( ii)] 


3 


/ 


4 


1631/5 


Private 


Non -Agri. 


337 . 23 Harchanda Slo & 

Smt. Pramali, 
Kalawati Dlo Bharta , 
Smt. Lakhmiri Devi & 
Smt. Dharamwati , . 
Rajwati Dio & 
Virendra Singh , 
Dharamveer, 
Rajendra , Premsingh , 
Satveer SS/o Chandi, 
Chandarpal, Partap 
SS /O & Smt. Chanda 
D / o Jaggo & 
Mahendar, 
Meherchand Slo 
Ramswaroop & Smt. 
Prem D /o Pahalad , 
Jeetram S /o & Smt. 
Omwati, Vedo Dlo 
Jhandu & Khila , 
Deepa Slo Lala & 
Premraj, Mamraj, 
Prem Slo & Smt. 
Saroopi D /o Lala & 
Dasi Slo & Smt. Bati, 
Booni D /o Hukmi, 
Smt. Amli Wd ./o & 
Santram S /o & Smt. 
Santo, Daya Dlo 
Chetram , Champi Dlo 
Lala , Diya Ram Slo 
Lala Ram , Santram 
S /o Chetram , Nathi 
ram Slo Khilla and 
Smt. PrahaldiWd.lo 
Rampat, Ramjilal S / o 
Bhoolu , Anoop Singh 
Slo Ramjilal, 
Omparkash Slo 
Ramphal, Horam , 
Kunne , Chattar Slo 
Kale , Ranveer, 
Ramesh Slo & Smt. 
Kela , Kisni, Keshar, 
Ranveeri , Vimia Dlo 
Taffi Saakinaan Deh , 
Khanakast Mehar 
Chand etc . Bayan 
Kaleram S / o Sulla 
and Uday Chand Slo 


Bajir . 


[F.No. NHAI/GM (N -1)/Badarpur Flyover /Gen / 04 ] 

S . S. GULIA , Dy. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mavapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


